REGISTEREONOR - 33001 /03 


रजिस्ट्री सं । डीएल- 33001/ 93 


Dad 


7 


मायवार 


- 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


m 


- 


- 


सं0 25 ] 
No. 25 ] 


नई दिल्ली , शनिवार , जून 19, 1993 ( ज्येष्ठ 9 , 1915 ) 
NEW DELHI , SATURDAY . JUNE 19, 1993 (JYAISTHA 29 , 1915 ) 


- 


anemamal 

-A 

ND 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके । 

(Separate paging is given to this part in order that it may be filed as a separate compilation ) 


विषय- सूची 


पुष्ठ 


549 


भाग II -~- खण्ड 3-- - उप - खण्ड ( iii ) - - भारत सरकार के मंत्रालयों 

(जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है ) और 
केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के 
प्रशासनों को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए 
मामान्य सांविधिक नियमों और मांविधिक 
आदेशों जिनमें ( मामान्य स्वरूप की उपविधियां 
भी शामिल हैं ) के हिन्दी अधिकृत पाठ ( ऐसे 
पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के 

खण्ड 3या खण्ड 4 में प्रकाशित होते है ) 
भान II - खण्ड 4 - - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए नांविधिक 

नियम और आदेश 


675 


. 


भाग ! - -स्वण्ड 1 - - ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के 

मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी 
की गई विधितर नियमों, बिनियमों, आदेशों 

तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 
भाग I - खण्ड ? ~~ ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार 

के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा 
जारी की गई सरकारी अधिकारियों की 
नियुक्तियों, पदोन्नतियों , छुट्टियों आदि के 

संबंध में अधिसूचनाएं . . . 
भाग I -- खण्ड 3-~ -रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों 

और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधि 

सूचनाएं 
भाग I --- खण्ड 4 - रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी 

अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों , 

छुट्टियों मावि के संबंध में अधिसूचनाएं • • 
भाग - खण्ड 1 - अधिनियम , अध्यादेश और विनियम · . 
भाग II - खण्ड 1 -क - अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का 

हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . 
भाग II - खण्ड 2 - विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों 

के बिल तथा रिपोर्ट . . 
भाग II - यण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) - भारत सरकार के मंत्रालबों 

( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सामान्य 
सांविधिक नियम ( जिसमें सामान्य स्वरूप 
के आदेश मोर उपविधियां आदि भी शामिल 


1079 


603 


भाग III - खण्ड 1 - उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा 

परीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग 
और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ 

कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
भान III -- खण्ड ?-- पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों 

और डिजाइनों से संबंधित अधिसुचनाएं 

और नोटिस 
भाग IIT - खण्ड — मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन 

अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 


463 


भाग IIT - - अण्ड 4 -- विविध अधिसूचनाएं जिनमें साविधिक 

निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं , 
मादेश , विज्ञापन और नोटिस शामिल है 


13005 


भाम 


IV -- गर- सरकारी व्यक्तियों और गैर -सरकारी 

निकायों द्वारा जारी किए गा विज्ञापन और 
नोटिस 


77 


भाग II - खण्ड 3 - उप -खण्ड( ii ) -- भारत सरकार के मंत्रालयों 

( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) और केन्द्रीय 
प्राधिकरणों ( संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों 
को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए माविधिक 

आदेश भोर अधिसूचनाएं 
बांकडे प्राप्त नहीं 


V -- अग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु 

के आंकड़ों को दर्शाने वाला अनपूरक • 


1549 


550 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 1993 (JYAISTHA 29 , 1915 ) 


LENT 


CONTENTS 


PAOB 


PAGE 


PART II - Section 3 ---SU3 -S & C. ( iii) Authoritative 

texts in Hindi (other than such texts , Pub 
lished in Section 3 or Section 4 of the 
Gazette of India ) of General Statutory 
Rules & Statutory Orders (including 
Byelaws of a general character ) issued 
by the Ministries of the Government of 
India (including the Ministry of Defence ) 
and by Ganeral Authorities ( other than 
Administration of Union Territories ) 


349 


675 


Parr Il 


Secron tatutory Rules and Orders 
issued by the Ministry of Defence 


3 


PART III - -Section 1 - Notifications issued by the 

High Courts, the Comptroller and Audi 
tor General, Union Public Service Com 
mission , the Indian Government Rail 
ways and by Attached and Subordinate 
Offices of the Government of India 


1079 


PART 1 - Sgcrnu l - Notifications relating to Non 

Statutory Rules , Regulations, Orders 
andResolutions issued by the Ministries 
of the Government of India (other than 
the Ministry of Defence ) and by the 

Supreme Court. . . . . 
PARTI -- SECTION 2 - - N .ytifications rez irding Ap . 

pointments , Prü .no .ions, Leave etc. of 
GovernmentOfficers issued by theMinis . 
tries of the Government of India (other 
than the Ministry ofDefence ) and by the 

Supreme Court . . . . . 
PART I - Section 3 _ Notizations relating to Reso 

lutions and Non - Statutory Orders 

issued by the Ministry of Defence 
PART I - SECTION 4 - Notifications regarding Appoint 

ments ,Promotions, Leave etc . of Govern . 
ment Officers issued by the Ministry of 

Defence . . . . 
PART 11 - SECTION 1 -- Acts , Ordinances and Regula 

tions 
PART II - SECTION 1 - A - Authoritative texts in Hindi 

Language of Acts, Ordinances and Re 

gulations . . . . . . 
PABT II -- Secron 2 -- Bills and Reports of the Select 

Committee on Bills . . . . 
PART I - - SECTION 3 - SUB - SECTION (i) - General 

Statutory Rules ( including Orders, Bye 
laws, etc. of general character ) issued by 
the Ministries of the Government of 
India , (other than theMinistry of Defence ) 
and by Central Authorities (other than 

the Administration of Union Territorios ) 
PART II - - SECTION 3 - SUB -SECTION ( ii) — Statutory 

Orders and Nɔtifications issued by the 
Ministries of the Government of India 
(otiertnith , Ministry of Defence) and 
by Cantral Ajthɔ: ities (other than the 
Adninistration of Union Territories) . 


603 


Part III - Crox 2 Notifications and Notices 

issued by the Patent Office , relating to 
Patents and D -sigas . . . . 


463 


PART III - SECTION 3 - Notifications issued by or 

under the authority of Chief Commis 
sioners . . . . . . 


PART III --SECTION 4 -Miscellaneous Notifications 

including Notifications, Orders , Advertisen 
ments and Notices issued by Statutory 
Bodies . . . . . . 


13005 


Part IV - Advertisements and Notices issued by 

Private Individuals and Private Bodies • 


77 


PART V - - Supplem : nt showing Statistics of Births 

and Deaths etc . both in English and Hindi 


Follio Nos , not received 


भाग I - - खण्ड 10 


भारत का राजपत्र , जून 197 1993 (ज्येष्ठ 29 , 1915) . 


551 


A 


ar 


भाग I - - खण्ड 1 

[ PART I - SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की 

गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं . 
[Notification relating to Non -Statutory Rules , Regulations, Orders and Resolutions issued 
by the Ministries of tâe Goveraneat of India ( other than the Ministry of Defence) aad 

by the Supreme Court ] 


लोक सभा सचिवालय 


स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार सम्बन्धित एस टी० पी० 
निदेशकों को प्रत्याधिकृत कर दिये हैं । 


( स्थायी समिति शाखा ) 
नई दिल्ली - 110001, दिनांक 19 मई 1993 
सं . 6 /1/ 1/ एनर्जी/ 93 - - डा० नौनिहाल सिंह सदस्य 
राज्य सभा को ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति ( 1993 - 94 ) 
के सदस्य के रूप में 14 मई , 1953 से नामनिर्दिष्ट किया 
गया है । 

के० एम० मित्तल 

उप सचिव 


3. इसके समनुवर्तन में भारत सरकार ने यह भी 
निश्चय किया है कि निजी क्षेत्र के संगठनों द्वारा स्थापित 
किये गये एस० टी० पी० के लिए आवश्यक तरंग संरचना 
को अधिसूचना क्र० सं० 17/( 38 )/कम्प्यूटर / 93 दिनांक 
22 फरवरी 1993 में प्रदत्त सभी रियायतें एवं सुविधाएं 
दी जा सकेंगी । 


यह अधिसूचना सार्वजनिक हित में जारी की जाती 


आदेश 


आदेश है कि यह अधिसूचना भारत के राजपत्र जिल्द 
भाग 1 में प्रकाशित की जाए । यह भी आदेश है कि इस 
अधिसूचना की प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों 
एवं सभी सम्बन्धितों को प्रेषित की जाय । 


इलैक्ट्रानिकी विभाग 
नई दिल्ली , दिनांक 15 मार्च 1993 
क्रम सं० 17 ( 38 )/कम्प्यूटर/ 93 -- भारत सरकार 
के इलैक्ट्रानिकी विभाग ने राजपत्र अधिसूचना क्र० सं० 
17 ( 38 )/ कम्प्यूटर / 93 दिनांक फरवरी 22, 1993 द्वारा 
अन्तर्राष्ट्रीय साफ्टवेयर के बड़े भाग पर अधिकार प्राप्त 
करने एवं तीव्र गति से प्रगति करने हेतु साफ्टवेयर निर्यात 
को बढ़ावा देने के लिए साफ्टवेयर टैकनोलौजी पार्क ( एस० 
टी० पी० ) योजना द्वारा किये गये प्रयासों का संकलन करके 
उन्हें एक अधिसूचना के रूप में प्रस्तुत किया । 

2. भारत सरकार ने विकेन्द्रीकरण द्वारा क्रियान्वयन 
को अधिक गतिशील बनाने के उद्देश्य से निजी क्षेत्र के 
- संगठनों को भी साफ्टवेयर टैकनोलौजी पार्क स्थापित करने 
की अनुमति प्रदान की है । 


अरिन्दम बोस , 

निदेशक 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


नई दिल्ली , दिनांक 19 मई 1993 


संकल्प 


सं० जे० - 13012/ 4 /91 - सामान्य -- पेट्रालियम और प्राकृ . 
तिक गैत मंत्रालय के पर्यावरणीय आयोजन तथा समन्वयन 
पर समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित रूप में करने का निर्णय 
किया गया है : 


2 . 1. साफ्टवेयर टैकनोलौजी पार्क की योजना के 
अन्तर्गत इकाई स्थापित करने के प्रस्तावों पर . मिनी 
कम्प्यूटर/माइक्रो कम्प्यूटर, आधारित मदों एवं साफ्टवेयर 
सम्बन्धी अन्तर्मन्त्रालय स्थायी समिति ( आई० एम० एस० 
सी० ) द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है । आई० एम० एस० 
सी . ने राजपत्रित अधिसूचना संख्या 12( 38 )/कम्प्यूटर/ 89/ 
जिल्द ( 2 ) भाग 2, दिनांक 1 जनवरी, 1993 द्वारा अधिक 
तम दस करोड़ रुपयों तक के योजना मूल्य के मामलों में 


संयोजक 


1. प्रो० पुरुषोत्तम खन्ना 
निदेशक , 
राष्ट्रीय पर्यावरणीय इंजीनियरिंग अनुसंधान 
संस्थान , 
नेहरू मार्ग, नागपुर - 440020. 


552 


भारत का राजपत्र , जून 19 , 1993 (ज्येष्ठ 29 , 1915 ) 


[ भाग I - - सण्ड 1 


सदस्य 


सदस्य 


12. निदेशक , 

इंस्टीटयूट आफ पेट्रोलियम सेफ्टी एण्ड 
एनवायरनमैंट मैनेजमैंट , 
गोवा । 


सदस्य 


2. महानिदेशक , 

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, 
लोधी रोड , 

नई दिल्ली -110003 
3. कार्यकारी निदेशक , 

तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय , 
1409, नई दिल्ली हाऊस , 
127 बाराखम्बा रोड , 

नई दिल्ली - 1 । 
4. कार्यकारी निदेशक , 
उच्च प्रोद्यौगिकी केन्द्र 
स्कोप कंपलेक्स, 7 इंस्ट्रीटयूशनल एरिया , 
लोदी रोड , 

नई दिल्ली - 3 । 
5 . पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के नामिती , 
पर्यावरण भवन , सी० जी० ओ० कम्पलेक्स 
लोदी रोड , 
नई दिल्ली - 110003 । 


2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सचिव , 
संयुक्त सचिवों तथा सलाहकारों को समिति की बैठकों में 
स्थायी रूप से आमंत्रित किया जायेगा । संयोजक समिति 
बैठक में भाग लेने के लिए अथवा समिति को सहायता 
देने के लिए अन्य व्यक्ति /व्यक्तियों को भी आमंत्रित कर 
सकता है । 


सदस्य 


3. समिति को सोंपे गए काम निम्नलिखित होंगे : - -- 


" पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की योजनाओं एवं 
कार्यक्रमों के लिए पर्यावरणीय आररोजन के सभी पहलुओं पर 
परामर्श देना " । 


सदस्य 


सदस्य 


4. समिति के सदस्यों को किसी प्रकार के पारिश्रमिक 
का भुगतान नहीं किया जायेगा । तथापि गैर सरकारी सदस्यों 
को यात्रा भत्ते दैनिक भत्ते पर होने वाले खर्च को भारत 
सरकार द्वारा पूरा किया जायेगा । सरकारी अधिकारियों / 
केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधियों के यात्रा 
भत्ते दैनिक भत्ते को संबंधित विभागों/ उपक्रमों द्वारा पूरा 
किया जायेगा । समिति पर होने वाला खर्च तेल उद्योग 
विकास बोर्ड द्वारा वहन किया जायेगा । 


6 . अध्यक्ष 

केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड , 
परिवेश भवन , 
सी० बी० डी०-कम- आफिस कम्पलेक्स 
ईस्ट अर्जन नगर , 

नई दिल्ली - 110032 । 
7 . श्री श्याम चैनानी, 

अवैतनिक सचिव , 
बम्बई पर्यावरणीय कार्यालय , 
9 सेंट जेम्स रोड, मैरीन ड्राइव 
बम्बई - 4000201 


सदस्य 


5. समिति का कार्यकाल इस संकल की तारीख से 
2 वर्ष की अवधि के लिए होगा समिति की बैठकें आवश्य 
कतानुसार अक्सर होंगी और ममिति भारत सरकार को पेट्रोलियम 

और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में समय- समय पर उपयक्त 
सिफारिशें देगी । 


सदस्य 


8. श्री एस बी छपेकर, 

परिस्थिति विज्ञान के प्रोफेसर , 
सलीम अली स्कल आफ इनवायरनमैंट , 
पाण्डीचेरी । 


6. समिति के लिए आवश्यक सचिवालयी सहायता 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई 
जाएगी । 


आदेश 


सदस्य 


आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति 
सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनों, लोक सभा 
तथा राज्य सभा सचिवालयों एवं भारत सरकार के संबंधित 
भंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाये । 


सदस्य 


9. प्रो ( श्रीमती ) आर . एस . पाटिल , 

डिपा ) आफ एनवायरनमैटल इंजीनियरिंग , 
इंडियन इंस्टीटयट आफ टेक्नोलोजी , 

पोवाई, बम्बई । 
10. श्री पी सी त्यागी , 

( एक्स चेयरमैन ) ( सी ) पी० सी० बी०) , 

1276, सेक्टर - 29, नोएडा , यू० पी० । 
11. 1 . एम . मरिअप्पन , 

साइंटिस्ट , 
सैंटर लैदर रिसर्च इंस्टीटयूट , 
अडयार, मद्रास । 


यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य 
सूचनार्थ भारत सरकार के राजपत्र में प्रकाशित किया 
जाए । 


सज्जन राज शाह 
संयुक्त सचिव 


STT lag 


1 


777777 of 7947 , 


19 , 1993 (Futy 29 , 1915 ) 


553 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 


(FTETT 


fahr ) 


प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार आयोग 
+ परामर्श पर यह घोषणा करती है कि गोखले राजनीति 
gali 3TeITETET FETT, go , 9 H , 1993 307 SITE 5 * 
आगे उपयुक्त अधिनियम प्रयोजनार्थ एक सम विश्वविद्यालय 
समझा जाएगा । 

डी० एस० मुखोपाध्याय 

संयुक्त सचिव 


Fiat Forchi , fariini 7 FS, 1993 


HD (1929– 1489- 

4 3 - -fargatzemav Singeln 
Brat sipatricht, 1956 ( 1956 Fil 3 ) i ETCI 3 TI 


w 


ww wow diamond trim 


LOK SABHA SECRETARIAT 
( STANDING COMMITTEES BRANCH ) 

New Delhi- 110001, the 19th May 1993 
No. 6 /11 Energy 93 . Dr. Naunihal Singh , Member, 
Rajya Sabha has been nominated to be a member of the 
Standing Committee on Energy ( 1993 - 94 ) with effect from 
14th May , 1993 . 


K . M . MITTAL 

Dy. Secy . 


- 


(DEPARTMENT OF ELECTRONICS ) 

New Delhi, ihe 15th March 1993 
No. 17 ( 38 ) /COMP- 93 . - -- The Government of India , 
Department of Electronics vide Gazette Notification No . 
17 ( 38 ) / COMP- 93 dated 22 -2 - 93 consolidated and brought 
together under one notification the steps already taken by 
the Government of India for Promotion of Software Exports 
to tako a quantum jump and capture a sizeable share in Inter 
flational Software market, by the STP scheme. 


2 .0 In order to effect speedier implementation through 
decentralisation , Government of India has permitted Software 
Technology Parks being set up by the private sector organi 
sations . 


2 . 1 Approval of the cases for setting up of units under 
Software Technology Parks scheme of the Government of 
India is given by the Inter Ministerial Standing Committee 
( IMSC ) on Mini Computer /Micro Computer based items 
and Computer Software . IMSC has delegated these powers 
to the Directors of the respective Software Technology 
Parks in cases where the project cost does not exceed Rs. 
10 crores vide Gazette Notification No. 12 ( 38 ) /COMP- 89 
Vol. II dated 15 - 1 . 93 . 

3 .0 As a consequence of this, Govt. of India has further 
decided that the telematic infrastructure required by the STP 
set up by private sector organisation will be eligible for all 
the concession and facilities stipulated in the Notification 
No. 17 (38 ) / COMP- 93 dated 22 - 2 -93. 
This Notification is issued in public interest. 

ORDER 
ORDERED that this Notification be published in the Gazette 
of India Part- I Section 1 . Ordered also that copy of this 
Notification be communicated to the Ministries and Depart 
ments of the Government of India and all other concerned . 

ARINDAM BOSE , 

Director 


Convenor 
1 . Prof. Puroshottain Khanna , 

Director, 
National Environmental Engineering 
Research Institute , Nchiru Marg , 
Nagpur - 440020. 

Member 
2 . Director General, 

India Meteorological Department, 
Lodi Road , 

New Delhi- 110003. 
3 . Executive Director , 

Oil Industry Safety Directorate , 
409, New Delhi House , 
27, Barakhamba Road , 

New Delhi-110001. 
1. Lxecutive Director 

Centre For High Technology 
Scope Complex, 
7 - Institutional Area , 
Lodi Road , 
New Delhi-110003 . 
5 . Nominee of Ministry of Environment 

and Forests , Paryavaran Bhavan , 
CGO Complex , Lodi Road , 

New Delhi410003. 
6 . Chairman , 

Central Pollution Control Board , 
Parivesh Bhavan , 
CBD - Cum - Office Complex , 
East Arjun Nagar, 

New Delhi- 110032 . 
7 . Shri Shyam Chainani 

Hony Secretary 
Bombay Environmental Action Group, 
9 , St. James Court, Marine Drive , 

Bombay- 400020 . 
8 . Shri S . B . Chaphekar , 

Prof. of Ecology , 
Salim Ali School of Environment 

Pondicherry . 
9 . Prof. (Mrs ) R . S . Patil. 

Deptt. of Environmental Engineering, 
Indian Institute of Technology , Powai, 

Bombay . 
10 . Shri P . C . Tyagi, 

( Ex -Chairman, CPCB ), 
1276 , Sector 29 , 

NOIDA , U . P . 
11. Dr. M . Mariappan , 

Scientist, 
Contre Leather Research Institute , 

Adyar, Madras. 
12 . Director, 

Institute of Petroleum Safety and 
Environment Management , 

GOA . 
2 . Societary ( P & NG ) , Joint Secretariats and Advisers in 
the Ministry of Petroleum and Natural Gas will be perma 
nent invitees to the Committee Meetings . The Convenor 
olay also invite any other person (s ) to attend the meeting of 
the Committee or to assist the Committee . 


MINISTRY OF PETROLEUM & NATURAL GAS 

New Delhi, the 19th May, 1993 

RESOLUTION 
No . 1 13012 /4191-Gen . It has been decided by ihe 
Government to reconstitute the Committee on Environ 
mental Planning and Courdination for the Ministry of Petro 
leum & Natural Gas as under : 


554 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 19 , 1993 ( JYAISTHA 29, 1915 ) 


PART I- Sec . I 


3. The terms of reference of the Committee will be as 
under : 


the terms of retence of the Comics 


tions. Lok Sabha and Raya Sabha Secretariats and the con 
cerned Ministries and Departments of the Government of 
India . 


ORDERED also that tho Resolution be published 
Gazette of India for general information . 


in 


the 


S . R . SHAH , Jt . Secy . 


“ Advise on all aspects of Environmental Planning for 
Schemes and Programmes of the Ministry of Petro 

leum & Natural Gas " . 
4 . No remuneration will be paid to the members of the 
Committee . However, the expenditure on TA /DA of the non 
official members will be met by the Government of India . 
TA /DA of Government Officials representatives of Central 
Public Sector Undertakings will be met by the concerned 
Departments /Undertakings . The expenditure on the 
Committee will be borne by the Oil Industry Development 
Board . 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT 


(DEPTT . OF EDUCATION ) 


New Delhi, the 7th May 1993 


5 . The term of the Committee will be for a period of two 
years from the date of this Resolution . The Committeo 
shall meet often as necessary and will make suitable recom 
mendations to the Government in the Ministry of Petroleum 
and Natural Gas from time to time. 


6 . The Secretarial assistance required for the Committee 
will be provided by the Centre For High Technology . 


No . F . 9 - 14 /89- U . 3 . - In exercise of the powers conferred 
by Section 3 of the University Grants Commission Act, 
1956 ( 3 of 1956 ) , the Central Government, on the advice 
of the Commission , hereby declare that the Gokhale 
Institute of Politics & Economics, Pune , shall be Deemed to 
be a University for the purpose of the aforesaid Act on and 
from 9th May , 1993. 


ORDER 


ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
10 all the State Goverments, Union Territory Administra 


D . S. MUKHOPADHYAY , Jt . Secy. 


How 


Sarrera , VGT FICATE SUITETU . 67762 SITT # FET SET 537517 Paranai , fast Sant Scarfetc , 1993 
Printed by the Manager, Govt. of India Press, Faridabad and Published by the Controller of Publications, Delisi. 1993 


